रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002 /99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D .L. —- 33002/99 


Score:भारत सरकार mea _ 


REGISTEREDNA DA 30299 


GOVERNMENT OF INDIA 


कम्प 


PAC 


HTRA 


दिल्ली राजपान 

Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 8] 
No. 8 ] 


दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 11, 2013 / पौष 21 , 1934 
DELHI, FRIDAY , JANUARY 11, 2013/PAUSA 21, 1934 


[ रा. रा. रा . क्षे. दि . सं. 241 

N. C. T. D. No. 241 


भाग - IV 


PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


पर्यावरण , वन एवं वन्य जीव विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 11 जनवरी, 2013 
सं. फा. आर -895 /टीओ( एस )/टीसी-फिलिंग /11- 12 / 6680 - 90 .-- जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार 
जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है , 


अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 ( 1994 का दिल्ली अधिनियम 11 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार , दिल्ली एमटीआरटीएस प्रयोजना , चरण III के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तावित 
58.59 हैक्टेयर क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा ( 3 ) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है । 


क्र . सं. 


अवस्थिति 


क्षेत्र का विस्तार 
( हैक्टेयर ) 


काटे जाने वाले 

अपेक्षित वृक्षों 
- की संख्या 


अपेक्षित प्रतिपूरक 
वृक्षारोपण ( वृक्षों 
की संख्या) 


2.89 


केन्द्रीय सचिवालय - - कश्मीरी गेट 
गलियारे का जामा मस्जिद स्टेशन 


312 


3120 


46.20 


2037 


20370 


यमुना विहार - मुकुन्द पुर गलियारे 
का यमुना बैंक से यमुना विहार तक 


9.50 


1290 


12900 


यमुना विहार -- मुकुन्द पुर गलियारे 
का भीकाजी से हजरत निजामुद्दीन 


कुल 


58.59 


3639 


36390 


176 DG/ 2013 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


- . " 


- - . . - . " 


- 


. 


-- 


- 


. . . 


...... 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है: 
( क ) आवेदक , 5 ( पांच ) वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूरक वृक्षा रोपण के सृजन एवं रख -रखाव के लिए 11 ,20 ,81200 रुपए ( ग्यारह 

करोड़ बीस लाख इक्कयासी हजार दो सौ रुपये मात्र ) की राशि अग्रिम रूप से निम्नानुसार जमा कराएगा । 


परियोजना 
संख्या 


लगाये जाने वाले 
वृक्षों की संख्या 


अन्य प्रशासनिक व्ययों 
सहित कुल राशि 


3120 


96,09 ,600 


वन प्रभाग में जमा 
कराई जाए 
उप वन संरक्षक ( दक्षिण ) 

- वही 
उप वन संरक्षक ( उत्तर ) 


12900 


3 ,97,32000 


20370 


6 ,27, 39600 


36390 

11 ,20 ,81200 
( ख ) प्रतिपूरक वृक्षारोपण डी . डी . ए. द्वारा उपलब्ध कराई गई तिलपाथ वैली भूमि पर किया जाएगा तथा 5 वर्षों तक उनका रख - रखाव किया 

जाएगा । 
वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक 
शवदाहों में प्रयोग हेतु उपवन संरक्षक के परामर्श से सौंपी जाएगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 

संजीव कुमार, सचिव (पर्यावरण , वन एवं वन्य जीव ) 
DÉPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE 

NOTIFICATION 

Delhi, the 11th January, 2013 
No. E R- 895/TO( S)/TC- Felling/11 -12/ 6680 -90. -.- Whereas the Government of National Capital Territory of 
Delhi considers it necessary to do so in the public interest, 

. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act , 1994 
(DelhiAct 11 of 1994 ), theGovernment ofNational Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of 58.59haas detailed 
below for construction ofDelhiMRTS Project, Phase- III from the provisionsof Sub - section (3 ) of Section 9 of the said Act, 


Location 


Sl. 
No. 


Extent of 
area (ha) 


No. of trees required 
to be removed 


Compensatory plantation 
required ( No. of trees ) 

3120 


1. 


2. 89 


312 


46.20 


2037 


20370 


JamaMasjid Station of Central 
Sectt. --- Kashmere Gate Corridor 
Yamuna Bank to Yamuna Vihar of 
Yamuna Vihar - - Mukundpur Corridor 
Bhikhajito Hazrat Nizammudinof 
Yamuna Vihar --- Mukundpur Corridor 


3. 


9 .50 


1290 


12900 


Total 


58. 59 


3639 


36390 


The exemption is subject to fulfilment of the following conditions : 
( a ) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs . 11,20,81200 ( Rupees Eleven Crore Twenty Lakh 

Eighty One Thousand Two Hundred only ) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period 
of 5 ( five ) years as follows : 


Project 


No . of Saplings 
to be planted 


To be Deposited with 
Forest Division 


No . 


3120 
12900 


Total Amount including other 
Administrative expenses 

96, 09,600 
3,97, 32000 
6,27,39600 


DCF ( South ) 

- do 
DCF (North ) 


20370 


Total 


36390 


11, 20 ,81200 


- 


- 


( c ) 


Part IV } _ _ 

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
(b ) The compensatory plantation will be raised andmaintained for 5 ( five) years at Tilpath valley land provided by the 

DDA. 
Thewood obtained on removal of trees shall be handed over by the DMRC to the officials concerned ofMCD for 
its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCFs. 

By Order and in the Name of the Lt.Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 
SANJIV KUMAR , Secy. ( Env., Forests and Wildlife ) 
राजस्व विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 11 जनवरी, 2013 . 
सं . एफ , 7 ( 31 ) / राजस्व / जी. ए./ राज, श. / तह ./ 2012 / 2958.- - सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं. 589 दिनांक 
30 - 10 - 2012 के संदर्भ में श्री विनोद कुमार , ग्रेड - I ( दास ) ने दिनांक 01 - 11 - 2012 ( पूर्वाहन ) को तहसीलदार ( कापसहेड़ा ) जिला 
दक्षिण - पश्चिम का कार्यभार संभाल लिया है । अतः : 

__ 1. सं. एफ . 7( 31 ) / राजस्व / जी . ए./ राज. श. / तह. / 2012 / 2958.- - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -विस्तारित पंजाब 
भू - राजस्व अधिनियम , 1887 की उप - धारा 27/1 / बी ( 1887 अधिनियम सं. 17 ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार , ग्रेड- I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में 
तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की 
जाती हैं । 

2. सं . एफ . 7( 31 ) / राजस्व / जी . ए. / राज. श. / तह . / 2012 / 2958.- - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा- विस्तारित उत्तर प्रदेश 
भू - राजस्व अधिनियम , 1901 की धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार , ग्रेड -I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद 
पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । . 

3. सं . एफ . 7( 31 ) / राजस्व / जी . ए./ राज. श ./ तह. / 2012 / 2958.--- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा -विस्तारित पूर्वी पंजाब 
जोत ( चकबंदी एवं विखण्डन रोकथाम ) अधिनियम , 1948 ( 1948 की अधिनियम सं. 50 ) की धारा 14 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार , ग्रेड - I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से 
एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व 
अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4. सं . एफ . 7( 31 ) / राजस्व / जी . ए. / राज. श. / तह . / 2012 / 2958. — राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा- विस्तारित दिल्ली 
भू - राजस्व अधिनियम , 1954 ( 1954 की अधिनियम संख्या 12 ) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उपराज्यपाल द्वारा श्री विनोद कुमार , ग्रेड - I ( दास ) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में तहसीलदार के 
पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो , कथित क्षेत्र में सहायक कलैक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 
कुलदीप सिंह गंगर , विशेष सचिव ( राजस्व ) / उपायुक्त ( मुख्यालय ) 
REVENUE DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 11th January, 2013 
E. No. 7 (31)REV ./GA./Rev. P./ Teh ./2012 /2958 . — In pursuance of Services Department s order No. 589 dated 
30- 10 -2012 , Sh. Vinod Kumar,Grade- I( DASS ) has joined as Tehsildar (Kapashera ), Distt. South -West on 1-11-2012 (F /N ). 
Now , therefore, 

1. F. No. 7 (31)REV./GA./Rev. P./ Teh ./2012 /2958 . - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub -section (1 ) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 ( Act No . XVI] of 1887), as enforced in the NCT of 
Delhi, the Lt. Governor ofNational Capital Territory ofDelhi is pleased to confer upon Sh . Vinod Kumar, Grade- I (DASS ) 
the powers of Assistant Collector, Grade -II under the said Act in the said territory of Delhi , w. e.f. date of assumption of 
charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders 
whichever is earlier. 


ASS 


- 


DELHI GAZETTE :EXTRAORDINARY 


(Part IV 


1 


2 . F . No. 7 ( 31) REV./ 

GA./Rev . P ./ Teh ./2012 /2958 . In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of 
Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act , 1901, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National 
Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh . Vinod Kumar, Grade- I (DASS ) the powers ofAssistant Collector, 
Grade-II under the said Act in the said territory of Delhi, w .e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the 
post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier. 

. 3. F. No. 7 (31)REV./GA ./Rev. P./Teh ./2012 /2958.- In exercise of powers conferred by sub -section (2) of 
Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation )Act, 1948 ( Act No. 50 of 1948 ), 
as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby 
appoints Sh . Vinod Kumar,Grade - I (DASS ) as Consolidation Officers in the said territory for the purpose of the aforesaid 
Act, w .e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till 
further orders whichever is earlier. 

4 . F. No. 7 (31)REV./GA ./Rev. P ./ Teh . /2012 /2958.- In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi 
Land Revenue Act, 1954, (Act No. 12 of 1954 ), the Lt. Governorof NationalCapital Territory of Delhi is pleased to confer 
upon Sh . Vinod Kumar, Grade- I (DASS ) the powers of Assistant Collector, Grade- II under the said Act in the said territory 
w .e. f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further 
orders whichever is earlier. 

By Order and in the Name of the Lt.Governor 

of National Capital Territory of Delhi, 
KULDEEP SINGH GANGAR , Spl.Secy. (Revenue )/Dy. Commissioner (HQ ) 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


